निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 243 ) 


25 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार 16 मार्च 2018 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

14 मार्च 2018 
सं० 11न०वि० RERA- 12 / 2017 / 588 - न०वि०आ०वि०, — भू - सम्पदा (विनियमन और विकास ) 
अधिनियम, 2016 एवं बिहार भू - सम्पदा (विनियमन और विकास ) नियमावली, 2017 के तहत् गठित भू - सम्पदा 
विनियामक प्राधिकरण , बिहार के कार्य सम्पादन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नवत् नियुक्त किया जाता है 
नाम 

पदनाम 
श्री अफजल अमानुल्लाह, IAS ( Rtd .) 

- अध्यक्ष 
श्री डॉ० सुबोध कुमार सिंहा, IES ( Rtd. ) 

- सदस्य ( Member- A ) 
( 3) श्री राजीव भूषण सिन्हा, IAAS ( Rtd. ) 

- सदस्य ( Member - B ) 
2. प्रस्ताव में सक्षम स्तरीय अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 243-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


